सत्यमेव 
जयते 


वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
डाउन लोड किया जा सकता है. 


शासन 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमाक 43 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनाक 23 अक्टूबर , 2020 - कार्तिक 1 , शके 1942 


भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 
मैंने राधेश्याम जाटव पुत्र कनीराम सेतूल से अब अपना नाम बदलकर राधेश्याम बेतूल कर लिया है. ये नाम मैंने अपने गौत्र ( बेतूल ) 
होने के कारण बदला है . मैं स्वयं घोषणा करता हूँ कि मैं अब भविष्य में अपने सभी प्रकार के कार्य व्यवहार राधेश्याम बेतूल के नाम से ही करूंगा. 
अतः इस सूचना के माध्यम से मैं सूचित करता हूँ कि भविष्य में अब मुझे राधेश्याम बेतूल के नाम से ही समस्त प्रकार के कार्य व्यवहार एवं 
शासकीय अभिलेखों में किया जाये. यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के अन्दर मुझसे छोटी टोड़ी मोहल्ला 
बस स्टेण्ड के पास वार्ड नं . 12 , बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश में सम्पर्क कर सकता है. 

पुराना नाम : 
( राधेश्याम जाटव ) 

( राधेश्याम बेतूल ) 

पता - छोटी टोड़ी, वार्ड नं . 12 , 
( 333 - बी. ) 

बडौदा, जिला श्योपुर ( म.प्र. ). 

नाम परिवर्तन 
मैं , छोटी बाई पत्नी श्री विशाल सिंह सर्व- साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रंजना बाई राजपूत था जो मेरी बीमा 
पॉलिसी क्र . 200392197 में मेरा पूर्व का नाम रंजना बाई राजपूत लिखा गया है जो कि गलत है जबकि मेरे शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे 
पैनकार्ड , आधारकार्ड, वोटरकार्ड आदि में मेरा नाम छोटी बाई अंकित है एवं भविष्य में भी मैं छोटी बाई के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी 
जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. रंजना बाई राजपूत एवं छोटी बाई मेरे ही नाम हैं , अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र . 200392197 में मेरा सही 
नाम छोटी बाई पत्नी श्री विशाल सिंह लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 


नया नाम : 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( रंजना बाई राजपूत ) 


( छोटी बाई ) 

पत्नी - श्री विशाल सिंह, 
पता - कुशवाह मेरिज हाउस के सामने, 

सिकन्दर कम्पू, ग्वालियर. 


( 334 - बी . ) 


1270 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 
मुझ प्रकाशनकर्ता के पुत्र का नाम नकुल प्रताप सिंह चौहान ( NAKUL PRATAP SINGH CHOUHAN ) पिता का नाम 
श्री धनश्याम सिंह चौहान , निवासी 134 , टाईप -1 , सेक्टर - ए, स्लाईस नम्बर 5 , स्कीम नं . 78 , विजय नगर , इन्दौर ( म.प्र. ) था . मुझ प्रकाशनकर्ता 
ने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर युवराज सिंह चौहान ( YUVRAJ SINGH CHOUHAN ) कर लिया है . अब भविष्य में मुझ प्रकाशनकर्ता 
के पुत्र को युवराज सिंह चौहान ( YUVRAJ SINGH CHOUHAN ) के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा उसके समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड 
एवं दस्तावेजों में नकुल प्रताप सिंह चौहान ( NAKUL PRATAP SINGH CHOUHAN ) के स्थान पर परिवर्तित नाम युवराज सिंह चौहान 
( YUVRAJ SINGH CHOUHAN ) पढ़ा जावे. 

प्रकाशनकर्ता 
घनश्याम सिंह चौहान , 
निवासी -134, टाईप -1 , सेक्टर - ए, 

स्लाईस नम्बर 5 , स्कीम नं . 78 , 
( 335 - बी . ) 

विजय नगर , इन्दौर ( म.प्र . ). 

नाम परिवर्तन 
मैं , फातमा बानो ( PHATAMA BANO ) पुत्री श्री अब्दुल खॉन सर्व- साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का बोलता 
नाम फात्मा खॉन ( FATMA KHAN ) है जो मेरी UTI MUTUAL FUND के शैयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम लिखा गया है . 
जबकि मैं वर्तमान में फातमा बानो ( PHATAMA BANO ) पुत्री श्री अब्दुल खॉन के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा 
भविष्य में भी मैं इसी नाम फातमा बानो ( PHATAMA BANO ) पुत्री श्री अब्दुल खॉन के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी 
तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरी UTI MUTUAL FUND के शैयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम फात्मा खॉन ( FATMA KHAN ) 
के स्थान पर फातमा बानो ( PHATAMA BANO ) लिखा जाये एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( फात्मा खॉन ) 

फातमा बानो ) 

पुत्री - श्री अब्दुल खॉन , 

निवासी - वार्ड नं . 14 , डांक खान मार्ग , 
( 336 - बी . ) 

जौरा , मुरैना ( म.प्र. ). 

नाम परिवर्तन 
मैं , आर्यन अवस्थी पुत्र श्री विजय अवस्थी सर्व - साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम सौरभ अवस्थी था मेरी दादी 
ने 

एक प्लोट जो कि एम . एस . रोड, जौरा पर स्थित है. जिसकी रजिस्टरी में मेरी दादी द्वारा मेरा बचपन का नाम सौरभ अवस्थी लिखा गया था 
जबकि मेरे शैक्षणिक / शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड , वोटरकार्ड आदि में मेरा नाम आर्यन अवस्थी अंकित है एवं भविष्य 
में भी मैं आर्यन अवस्थी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा. सौरभ अवस्थी एवं आर्यन अवस्थी मेरे ही 
नाम हैं . अतः मेरी दादी द्वारा कराई गई रजिस्टरी प्रमाण - पत्र में मेरा नाम सौरभ अवस्थी के स्थान पर आर्यन अवस्थी लिखा एवं पढ़ा जावे. 
आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 

पुराना नाम : 
( सौरभ अवस्थी ) 

( आर्यन अवस्थी ) 

पुत्र - श्री विजय अवस्थी, 
( 337 - बी . ) 

पता - मकान नं . 19 , सुभाष रोड , जौरा, जिला मुरैना. 

नाम परिवर्तन 
मैं , लक्ष्मी कुशवाह पुत्री श्री दशरथ सिंह कुशवाह सर्व - साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रीना कुशवाह था जो मेरी 
बीमा पॉलिसी क्र . 203213817 में रीना कुशवाह लिखा गया है जो कि गलत है. जबकि वर्तमान में लक्ष्मी कुशवाह पुत्री श्री दशरथ सिंह कुशवाह 
के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण - पत्र एवं शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे आधारकार्ड, मूलनिवासी, 
बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाह अंकित है एवं भविष्य में भी मैं लक्ष्मी कुशवाह के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी 
एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. रीना कुशवाह एवं लक्ष्मी कुशवाह मेरे ही नाम हैं . अत : मेरी बीमा पॉलिसी क्र . 203213817 में मेरा नाम रानी कुशवाह 
के स्थान पर सही नाम लक्ष्मी कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 


नया नाम : 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( रीना कुशवाह ) 


( लक्ष्मी कुशवाह ) 
पुत्री - श्री दशरथ सिंह कुशवाह , 
पता - गहोई कॉलोनी, कोटेश्वर, ग्वालियर. 


( 338 - बी. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 

1271 
नाम परिवर्तन 
मैं, रामसिंह जाटव पुत्र श्री चन्नाराम जाटव सर्व- साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पिताजी का पूर्व का बोलता नाम ( MUKKHU RAM ) 
मुख्खुराम था जो कि मेरे एल आई सी पॉलिसी क्रमांक 201245610 में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि मेरे पिताजी का वास्तविक नाम 
चन्नाराम जाटव ( CHANNARAM JATAV ) है जो मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पेनकार्ड, आधार कार्ड , वोटर कार्ड इत्यादि 
में लिखा गया है और मेरे पिता चन्नाराम के नाम से ही जाने , पहचाने व पुकारे जाते हैं एवं हस्ताक्षर करते हैं . अतः मेरी बीमा पॉलिसी में 
पिता का नाम मुख्खुराम के स्थान पर चन्नाराम लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 


रामसिंह जाटव , 


हुजूर , भोपाल. 


134 , झील नगर अयोध्या वाईपास रोड, 
( 339 - बी. ) 

नाम परिवर्तन 
सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में मेरा नाम कोमल कृष्ण बाथम पुत्र श्री मदनलाल बाथम सभी दस्तावेजों में 
अंकित है जिसे मैंने परिवर्तित कर कोमल बाथम रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावें . 
पुराना नाम : 

नया नाम : 
( कोमल कृष्ण बाथम ) 

( कोमल बाथम ) 

पता - काल्पी ब्रिज कॉलोनी, 
( 340 - बी . ) 

गोले का मंदिर, ग्वालियर. 


CHANGE OF NAME 


I , declare that, My name is Dilip Mittal S /o Shri Raghu Nandan Mittal R / o H.No. - 47/ 1, Raghu Com 
plex , Near Nathmal Dharmshala , Lakherapura, Bhopal but in some records my name is Dileep Kumar Mittal. 
So I should also known and recognized my both name Dilip Mittal S /o Shri Raghu Nandan Mittal and Dileep 
Kumar Mittal S / o Shri Raghu Nandan Mittal. 


Old Name : 


New Name : 


( DILEEP KUMAR MITTAL ) 


( DILIP MITTAL ) 


( 343 - B . ) 


जाहिर सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स शिव शक्ति इन्फा, डी -19 , हनुमान नगर , नियर गोला का मंदिर , ग्वालियर 
म.प्र . जोकि रजिस्ट्रार फर्स एवं सोसायटी ग्वालियर , संभाग ग्वालियर में पंजीयत है जिसका पंजीयन नं . 02/42/01/0219/18 , दिनांक 18-12-2018 
है . उक्त साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 1. सचिन सिंह चौहान पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह चौहान उम्र 30 वर्ष पता . डी -19 , हनुमान 
नगर , नियर गोला का मंदिर , ग्वालियर म.प्र. को दिनांक 08-08-2020 को फर्म से अलग किया जा रहा है एवं इनके स्थान पर नवीन साझेदार 
पक्षकार क्रमांक 2. संजय सिंह तोमर पुत्र श्री रामवीर सिंह तोमर उम्र 44 वर्ष पता. 25 , सैनिक बस्ती , पिन्टो पार्क , ग्वलियर म.प्र . को अपनी 
फर्म में दिनांक 08-08-2020 को सम्मिलित किया जा रहा है जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने 
शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है. किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस 
में सूचित करें. 

मैसर्स - शिव शक्ति इन्फा , 

अशोक सिंह तोमर , 
( 341 - बी. ) 

( पार्टनर ). 


जाहिर सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स चंद्रा सिकरवार कंस्ट्रक्शन कंपनी शाजापुर के भागीदार श्री रामवीर 
सिंह सिकरवार पिता श्री भगवान सिंह सिकरवार दिनांक 01-04-2019 से पृथक हो गए हैं . अतः इस दिनांक के बाद हमारी फर्म का उनसे 
कोई संबंध नहीं है तथा नए भागीदार राघवेन्द्र सिंह सिकरवार पिता श्री राम स्वरूप सिकरवार एवं ज्ञानेंद्र सिंह सिकरवार पिता श्री रामवीर सिंह 
सिकरवार को शामिल किया गया है . शेष भागीदार यथावत बने रहेंगे. सो सूचना सूचित होवे. 

मैसर्स - चंद्रा सिकरवार कंस्ट्रक्शन कंपनी, 

गजेन्द्र सिंह सिकरवार , 
( 342 - बी . ) 

( पार्टनर ). 


1272 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


आम सूचना 


क्रमशः 


( अंतर्गत धारा -72 भागीदारी अधिनियम 1932 ) 
सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि सूचनाकर्ता के पति एवं हॉकी के राष्ट्रीय खिलाडी रामदास वर्मा को ग्राम टीकर , गोविंदगढ़ 
रीवा में म.प्र. शासन ने वर्ष 1981 में दो बाक्साइड खदाने स्वीकृत किया था , दिनांक 29-03-1984 को मेरे पति की मृत्यु के पश्चात् 50-50 
प्रतिशत की वर्किंग पार्टनरशिप में खदान संचालित करने हेतु दिनांक 04-12-1987 को पंजीयन क्रमांक 1189 के तहत फर्म रामदास वर्मा एंड 
कंपनी पंजीकृत कराई गई थी इसके लिए दिनांक 01-08-1987 को तैयार गैर नोटराइज्ड डीड में प्रथम पक्ष की भागीदार सूचनाकर्ता एवं 
सूचनाकर्ता के मात्र 03 नाबालिग पुत्रियों को शामिल कर द्वितीय पक्षकार मान सिंह ने हम महिलाओं को असहाय एवं बेसहारा पाकर हमारी 
खदानें हड़पने की दूरगामी आपराधिक इरादे से , अधिनियम के विरुद्ध विभिन्न गैरकानूनी शर्तों का एकतरफा मनमानी विलेख किया था तथा 
दबंगई एवं गुण्डागर्दी के बल पर मान सिंह ने सूचनाकर्ता को खदान संबंधी प्रत्येक कार्य से दूर रखा एवं भागीदार नाबालिग तीनों पुत्रियों के 

वर्ष 1990 , 1991 एवं 2000 वालिग हो जाने के बाद भी संशोधित डीड तैयार नहीं कराया, न रजिस्टर्ड कराया बल्कि " नल एण्ड वाइड 
इस अवैध डीड के द्वारा सूचनाकर्ता सहित अन्य भागीदारों एवं शासन से छल पूर्वक धोखाधड़ी करते हुये फर्म का संचालन कर एकतरफा खदान 
से अवैध लाभ कमाया तथा बैंक में प्रोप्राइटरशिप दर्शा कर खाता खोला. इस सब धोखाधड़ी के विरुद्ध दिनांक 09-03-2011 को शपथ - पत्र 
के साथ भागीदार मान सिंह तथा रीवा के वन , खनिज व बैंक अधिकारियों को सूचित करके दिनांक 09-03-2011 से द्वितीय पक्षकार मानसिंह 
की फर्म से भागीदारी समाप्त कर इन्हें सेवामुक्त कर दिया गया था साथ ही दिनांक 01-08-1987 की " नल एण्ड वाइड " हो चुकी डीड को 
भी निरस्त कर दिया गया था तथा समाजसेवी लाल चक्रधर सिंह के माध्यम से सिविल लाइन थाना रीवा में मान सिंह व सहयोगियों के विरुद्ध 
धारा 420 , 34 आई.पी.सी के तहत अपराध क्र . 53/13 दिनांक 19-01-2013 पंजीकृत कराया गया था . इस अपराध पंजीयन को नई दुनिया 
समाचार - पत्र में दिनांक 21-01-2013 को प्रकाशित भी किया था . 

दिनांक 09-03-2011 से अब मान सिंह का फर्म रामदास वर्मा एण्ड कंपनी से कोई संबंध व लेना देना नहीं है . एक सप्ताह तक 
मान सिंह की आपत्ति न आने के पश्चात् इन्हें स्थाई सेवामुक्त कर फर्म की मालकिन सूचनाकर्ता ने दिनांक 20-03-2011 को सूचनाकर्ता 
किरण देवी वर्मा ने शशि वर्मा, ऊषा वर्मा, कीर्ति वर्मा व लाल चक्रधर सिंह को भागीदार शामिल करते हुये नई संशोधित डीड तैयार कर अनुबंधित किया 
था . पुनः कुछ संशोधन कर दिनांक 31-12-2015 को इन्हीं भागीदारों के साथ नई संशोधित डीड अनुबंधित व पंजीकृत कराई गई जो वर्तमान 
में प्रचलन में है. 

उक्त जानकारी के साथ सर्व - साधारण एवं वन , खनिज, राजस्व तथा बैंक आदि विभाग को आगाह किया जाता है कि 
1. दिनांक 09-03-2011 से फर्म की भागीदारी से सेवामुक्त किये जा चुके मान सिंह द्वारा फर्म रामदास वर्मा एण्ड कंपनी के 

नाम से किसी भी प्रकार का पत्राचार व व्यवसायिक या वाणिज्यिक संव्यवहार न करें. अन्यथा उसकी जिम्मेदारी फर्म व 
सूचनाकर्ता सहित वर्तमान भागीदारों की नहीं होगी. मेरी जानकारी में आज दिनांक तक फर्म के नाम शासन या किसी की 

कोई देनदारी नहीं है. 07 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति या देनदारी की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को की जा सकती है. 
2. फर्म रामदास वर्मा एण्ड कंपनी, रीवा के पूर्व पता ताला हाउस रीवा एवं घोघर वार्ड नं . 34 को परिवर्तित कर नया पता ब्ध्व 
अशोक कुशवाहा , मकान नं . 408 , वार्ड नं. 29 , चुनहाई कुंआ, पाण्डेय टोला, रानी तालाब रोड , रीवा किया गया है. 

फर्म - रामदास वर्मा एण्ड कम्पनी , 

किरण देवी वर्मा 
पत्नी स्व . रामदास वर्मा, 

( मालकिन एवं पार्टनर ). 

मकान नं . 408 , वार्ड नं . 29 , चुनहाई कुंआ, 
( 344 -बी. ) 

पाण्डेय टोला, रानी तालाब रोड , रीवा ( म.प्र. ). 
विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 
कार्यालय , नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश भोपाल. 

भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 
क्र . B/3239.— राज्य शासन , एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट ( म.प्र . सीरीज ) 
के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए , इंडियन लॉ रिपोर्ट्स 
( म.प्र. सीरीज ) की अतिरिक्त उपलब्ध एक प्रति का मूल्य रुपये 125 / - ( रुपये एक सौ पच्चीस ) एवं वार्षिक अभिदान रुपये 1500/ 
( रुपये एक हजार पाँच सौ ) बुक पोस्ट शुल्क सहित निर्धारित करता है. यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2020 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी. 

ज्ञानेश्वर वी . पाटिल, 

नियंत्रक . 


( 1135 ) 


1273 


भाग 3 ( 1 ) ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट ( शहर ) रतलाम 
क्र . 01 / बी -113 ( 1 )/ 2020-21. 

रतलाम , दिनांक 06 अक्टूबर , 2020 


फार्म -4 


[ नियम -5 ( 1 ) देखिए ] 


[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट , 1951 की धारा -4 ( 2 ) के तहत् ] 


क्र . 01 / आर -3 / 20. — आवेदक कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक श्री मुकेश जैन पिता श्री अशोक कुमार जैन , निवासी 33 , बैंक कॉलोनी, 
रतलाम मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा -4 के अन्तर्गत “ श्री महावीर स्वामी जैन फाउन्डेशन ट्रस्ट " , पता -33 , 
बैंक कॉलोनी , दो बत्ती, रतलाम के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है , जिसकी सुनवाई दिनांक .....सितम्बर , 2020 को की जावेगी. 

2. अतः सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 
27 अक्टूबर, 2020 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं . नियत अवधी पश्चात् 
प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी. 


पब्लिक ट्रस्ट का नाम , पता तथा सम्पत्ति का विवरण 


न्यासी का पूरा नाम 


" श्री महावीर स्वामी जैन फाउन्डेशन ट्रस्ट ". 


पता 


33 , बैंक कॉलोनी, दो बत्ती, रतलाम , जिला रतलाम ( म.प्र . ). 


अचल सम्पत्ति 


निरंक . 


चल सम्पत्ति 


रु . 1,68,128 / - मात्र खाता क्रमांक 05040200000904 बैंक ऑफ बडोदा, 
स्टेशन रोड , शाखा रतलाम . 

अभिषेक गेहलोत , 

रजिस्ट्रार. 


( 1132 ) 


न्यायालय रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड - जावरा , जिला रतलाम 

जावरा , दिनांक 17 अगस्त , 2020 


फार्म -4 


[ नियम 5 ( 1 ) देखिये] 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 ( 2 ) के तहत ] 
क्र ./3888 / रीडर -1/ 2020. — आवेदक श्री प्रकाशचन्द्र मोदी, निवासी कुम्हारी पुरा, जावरा द्वारा धारा 4 ( 2 ) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 
विधान के अन्तर्गत आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोपहर 
02.30 बजे की जावेगी. 

अत : जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को इस न्यायालय 
में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वंय या अपने अधिवक्ता अथवा अपने एजेन्ट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होवें . 
निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा. 

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम , पता तथा संपत्ति का विवरण ) 
1. न्यास का पूरा नाम 

श्री मनमोहन पार्श्वनाथ जैन मन्दिर ट्रस्ट. 
2. चल सम्पत्ति का विवरण 
3. अचल सम्पत्ति का विवरण 

कस्बा जावरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 894 / 4 / 2 / मिन 4 रकबा 
0.0900 हेक्टर एवं भूमि सर्वे नम्बर 894 / 5 / 3 / मिन 2 रकबा 
0.0220 हेक्टर भूमि . 

राहुल धोटे , 

अनुविभागीय अधिकारी. 
( 1097 ) 


: 


: 


8221 / 


: 


1274 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 

[ भाग 3 ( 1 ) 
न्यायालय पंजीयक , लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), घट्टिया , जिला उज्जैन 
प्र.क्र . - 0001/ बी -113 / लोक न्यास पंजीयन / 2019-20. 

प्ररूप क्रमांक -4 

[ देखें नियम -5 ( 1 ) ] 
[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा - 5 - की उपधारा ( 2 ) और 

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम -1962 का नियम -5 ( 1 ) द्वारा ] 
लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग घट्टिया, जिला उज्जैन के समक्ष . 

यतः कि श्री हरिहर गौशाला संस्था पृथ्वीलोक ग्राम बड़वई , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 
( 1951 का 30 ) की धारा -4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति ( वर्तमान में नहीं ) के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत 
किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना - पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 11:00 बजे 
मेरे न्यायालय में विचार में लिखा जाएगा. 

मैं , पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घट्टिया, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने 
न्यायालय में दिनांक 08 अक्टूबर , 2020 को उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा ( 1 ) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ, 

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध 
कोई व्यक्ति इस सूचना - पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है , और मेरे 
समक्ष उपरोक्त तारीख पर यो तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान 
के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा. 

अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण ) 
1. न्यास का नाम 

श्री हरिहर गौशाला संस्था पृथ्वीलोक ग्राम बड़वई, 

तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन ( म.प्र . ). 
2. कार्यालय का नाम 

श्री हरिहर गौशाला संस्था पृथ्वीलोक ग्राम बड़वई, 
तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन ( म.प्र. ). 


अतः 


: 


3. चल / अचल सम्पत्ति 


नहीं. 


गोविन्द दुबे , 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ). 


( 1096 ) 


मुकुट परमार्थिक 


न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग देवास 

देवास, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 
[ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा -5 ( 2 ) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम -5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
प्र.क्र .212 / रीडर / 2020. — अध्यक्ष श्री किशोर पण्डया , सिविल लाईन , देवास द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर " श्री 
ट्रस्ट " , 13 कोठी रोड़ , शिवाजीनगर, देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन - पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा 
पत्र उद्देश्य , नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है . ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन 
शुल्क रुपये 5 / - के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है. 

अत : “ श्री मुकुट परमार्थिक ट्रस्ट " , 13 कोठी रोड़ , शिवाजीनगर, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था 
को किसी भी प्रकार की कोई दावा / आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 14-10-2020 को समक्ष में उपस्थित होकर 
प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा 
प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी. 


आज दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई. 


( 1098 ) 


: 


पता 


: 


भाग 3 ( 1 ) ] मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 

1275 
देवास, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 
[ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा -5 ( 2 ) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम -5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
प्र.क्र .215 / रीडर/2020. — अध्यक्ष श्री सोमनाथन नायर पिता चेलप्पा नायर श्री अयप्पा मिशन ट्रस्ट , पता -51 , पाचुनकर कॉलोनी , 
ए . बी. रोड , देवास द्वारा इस न्यायालय में " श्री अयप्पा मिशन ट्रस्ट " , 51 , पाचुनकर कॉलोनी, ए . बी . रोड , देवास के द्वारा " श्री अयप्पा मिशन ट्रस्ट ", 
51 , पाचुनकर कॉलोनी, ए . बी . रोड , देवास ( म.प्र. ) जिला देवास मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा -4 के अन्तर्गत न्यास के पंजीयन हेतु 
आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है. 

अतः सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में 
दिया गया है , के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 
( 30 दिन ) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति 
दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 
निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/ दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 

परिशिष्ट 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल सम्पत्ति का विवरण ) 
ट्रस्ट का नाम 

" श्री अयप्पा मिशन ट्रस्ट ". 

51 , पाचुनकर कॉलोनी, ए . बी . रोड , देवास. 
चल सम्पत्ति 

रुपये 14,44,065 / - ( रुपये चौदह लाख चवालिस हजार पैंसठ मात्र ) 
श्री अयप्पा मिशन ट्रस्ट देवास के नाम नगद जमा है , जिससे न्यास शुरू किया 

जा रहा है. 
अचल सम्पत्ति 

पाचुनकर कॉलोनी देवास में भूखण्ड क्र . 51 साईज 1500 वर्गफीट एवं 

भूखण्ड क्र . 46 साईज 750 वर्गफीट. 
आज दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया . 

प्रदीप कुमार सोनी , 
( 1099 ) 

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार. 
न्यायालय पंजीयक , लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग ( मल्हारगंज ) , इन्दौर 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट , 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा -5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम -1963, नियम -5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 

आवेदक डॉ . रमेश निखरा पिता श्री मातादीन निखरा , पता -318, रॉयल कृष्णा बंगलो राऊ - रंगवासा रोड, इन्दौर द्वारा " माँ अहिल्या 
सामाजिक न्यास " कार्यालय पता - 31-32 , मनीषपुरी पोस्ट तिलक नगर इन्दौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा -4 ( 2 ) के अन्तर्गत पब्लिक 
ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है. 

सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में 
दिया गया है , के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 
( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति 
दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 
निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/ दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 

परिशिष्ट 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल सम्पत्ति का विवरण ) 
ट्रस्ट का नाम 

" माँ अहिल्या सामाजिक न्यास ". 

कार्यालय पता - 31-32 , मनीषपुरी पोस्ट तिलक नगर, इन्दौर. 
चल सम्पत्ति 

8000 / - ( अक्षरी रुपये आठ हजार मात्र ) 
अचल सम्पत्ति 

निरंक है . 
आज दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया. 
( 1100 ) 


अतः 


पता 


: 


1276 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट , 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा -5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम -1963, नियम -5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


: 


पता 


आवेदक श्री अरूण कुमार धायगुडे पिता श्री सदाशिव राव धावगुडे, निवासी 20/1 , जोशी मोहल्ला, छत्रीपुरा , पुलिस लाईन के पीछे, 
इन्दौर द्वारा “ श्री एलुम्बा ( रेणुका ) माता सार्वजनिक मंदिर संस्थान न्यास " कार्यालय पता -20/ 1 , जोशी मोहल्ला, छत्रीपुरा , पुलिस लाईन के पीछे, 
इन्दौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा -4 ( 2 ) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है. 

अतः सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में 
दिया गया है , के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 
( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति 
दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 
निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/ दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 

परिशिष्ट 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल सम्पत्ति का विवरण ) 
ट्रस्ट का नाम 

" श्री एलुम्बा ( रेणुका) माता सार्वजनिक मंदिर संस्थान न्यास ". 

: कार्यालय पता -20/ 1 , जोशी मोहल्ला, छत्रीपुरा , पुलिस लाईन के पीछे, इन्दौर. 
चल सम्पत्ति 

चल - अचल सम्पत्ति नहीं है. मात्र रु . 5001 / - ( अक्षरी रुपये पाँच हजार एक मात्र ) 

के फंड से न्यास शुरू किया जा रहा है. 
आज दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया. 

राजेश राठौड़ , 
( 1101 ) 

पंजीयक . 
अन्य सूचनाएं 
कार्यालय , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला रायसेन 

रायसेन , दिनांक 21/28 सितम्बर, 2020 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) , ( 2 ) के अंतर्गत ] 
क्र ./ परि ./2020 / 765. — इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परिसमापन /1399 / रायसेन , दिनांक 18 सितम्बर, 2001 के द्वारा प्राथमिक बुनकर 
सहकारी संस्था मर्या., गगनवाडा , विकासखण्ड बाडी , जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 1417 , दिनांक 24 नवम्बर , 1954 को मध्यप्रदेश 
सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत श्री एस. के . सनमारे, उप अंकेक्षक , 
जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था . 

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है , जिसका 
परीक्षण श्री आर. एस. रघुवंशी, वरि . सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं , इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा हूँ. इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 

अतः मैं , मीना डाबर , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) ( 2 ) 
एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 , पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 25 जुलाई , 1999 के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गगनवाडा , विकासखण्ड बाडी , जिला रायसेन जिसका 
पंजीयन क्रमांक 1417 , दिनांक 24 नवम्बर , 1954 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) समाप्त करती 

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है. 


मीना डाबर , 


( 1090 ) 


उप - पंजीयक. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2020. 


ध्य 
प्रदे 


सत्य 


मेव 


जयते 


मध्यप्रदेशराजपत्र 


प्राधिकारसेप्रकाशित 


क्रमांक43] 


भोपाल,शुक्रवार,दिनांक23अक्टूबर,2020-कार्तिक1,शके1942 

भाग3(2) 


सांख्यिकीसूचनाएंकार्यालय 
आयुक्त,भू-अभिलेख 
एवंबन्दोबस्त, 
मध्यप्रदेशमौसम,फसलतथापशु-स्थितिकासाप्ताहिकप्रतिवेदन,बुधवार,दिनांक16सितम्बर,20201.मौसमएवंवर्षा.—प्रायःराज्यमेंमौसममेघाछादितरहा.राज्यकेअधिकांशजिलोंमेंवर्षाकाहोनाप्रतिवेदितकियागयाहै.संबंधितजिलोंकेसामनेसांख्यिकीसूचना-1मेंवर्षामिलीमीटरमेंप्रतिवेदितकीगईहै. 

2.प्रारम्भिकजुताईपरवर्षाकाप्रभाव:-राज्यकेकुछजिलोंमेंजुताईचालू 
है 
.3.बोनीपरवर्षाकाप्रभाव: राज्यकेकुछजिलोंमेंबोनीचालूहै.4.धानरोपाईपरवर्षाकाप्रभाव:-रोपाईसमाप्तहोचुकीहै.5.खड़ीफसलपररोगवकीड़ोंकाप्रभाव:-कोईप्रभावहोनाप्रतिवेदितनहींकियागयाहै.6.कटीहुईफसलपरवर्षाकाप्रभाव:-कोईप्रभावहोनाप्रतिवेदितनहींकियागयाहै.7.अन्यअसामयकघटनासेछति:-कोईछतिहोनाप्रतिवेदितनहींकियागयाहै.8.फसलस्थिति:-जिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंकुछजिलोंमेंफसलबिगड़ीहुईप्रतिवेदितकियागयाहै.१.सिंचाई:-राज्यकेकुछजिलोंमेंसिंचाईहेतुपानीअपर्याप्तमात्रामेंप्रतिवेदितकियागयाहै.10.पशुओंकीस्थिति:-राज्यकेजिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंपशुओंकीस्थितिसन्तोषप्रदरहनाप्रतिवेदितकियागयाहै.11.चारा:-राज्यकेजिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंचारापर्याप्तमात्रामेंउपलब्धरहनाप्रतिवेदितकियागयाहै.12.बीजः-राज्यकेजिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंबीजपर्याप्तमात्रामेंउपलब्धहोनाप्रतिवेदितकियागयाहै. 


13.खेतिहरश्रमिक:-राज्यकेजिलोंसेप्राप्तपत्रकोंमेंखेतिहरश्रमिकउचितदरपरपर्याप्तमात्रामेंउपलब्धहोनाप्रतिवेदितकियागयाहै. 


748 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


अ 


क्र . | जिला 


तहसील 


मौसम , फसल तथा पशु - स्थिति का साप्ताहिक सूचना - पत्रक -1 , सप्ताहान्त बुधवार , दिनांक 16 सितम्बर , 2020 
सप्ताह में | कृषि कार्यों, खड़ी फसल 

क्षति जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष 5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. ( 7 ) बीज की प्राप्ति 
वर्षा जो हुई | जुताई, बोनी | पर रोग व 
प्रतिशत की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान 6 ( अ ) चारे की प्राप्ति. 

कृषि सम्बन्धी. 
मि . मी. वर्षा पर ( रोपाई )| कीड़ों के 

में फसल का क्षेत्रफल - समान या कम 
पर ( धान ) 

6 ( ब ) पशुओं की हालत 

( 8) मजदूरों की प्राप्ति 
कम / अधिक. 

आक्रमण का घ 
कटी हुई 

प्रतिशत फसल की हालत - समान , बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत 
फसल वर्षा 

प्रभाव 
4 5 5 ( ब ) 6 7 

8 

9 

10 
बाजरा 

5. पर्याप्त. 6. ( अ) संतोषजनक , 6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 
ज्वार 


ट 
ना 


3 


1 2 
1. | मुरैना : 


अम्बाह 


धान 


मूंग 


पोरसा 
मुरैना 
जौरा 
कैलारस 


उड़द 


तुअर 


सबलगढ़ 


2. | श्योपुर : 


कम | जुताई चालू 


गन्ना 


धान 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. . . 


8. . . 


मक्का 


ज्वार सामान्य 
तिल सामान्य 
मूंग सामान्य 

सामान्य 


श्योपुर 
कराहल 
विजयपुर 
वीरपुर 
बडोदा 


बाजरा 
सोयाबीन 
तुअर 


10.0 


सुधरी हुई 
सुधरी हुई 
सुधरी हुई 
सुधरी हुई 


उड़द 


कपास 


3. / भिण्ड 


: 


कम 


बाजरा 


धान 


तिल सामान्य 


समान 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


अटेर 


भिण्ड 


गोहद 


मेहगांव 


6.0 


. 


लहार 


रौनमिहोना 


गोरमी 
मौ 


749 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 


5 ( ब ) 


6 7 


8 


9 


10 


कम 


धान 


5. . . 


4. ग्वालियर : 

ग्वालियर 


6. ( अ ) .. 


6. ( ब ) अच्छी.| 7. . 


8. पर्याप्त. 


बाजरा 


अधिक 5 % 

सामान्य 
कम 10 % | सामान्य 
कम 5 % सामान्य 


2.0 


ज्वार 


तिल 


कम 


30 % 


सामान्य 


डबरा 
भितरवार 
चीनोर 
घाटीगांव 


उड़द 
सोयाबीन 


कम 


15 % 


सामान्य 


5. दतिया 


: 


पर्याप्त 


गन्ना 


अधिक 10 % | सामान्य 


5. पर्याप्त.6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त . 


कम 


5 % 


सामान्य 


सेंवढ़ा 
दतिया 


| 10.0 


उड़द 
मूंग 
धान 


इन्दरगढ़ 
बढौनी 
भाण्डेर 


तिल | मूंगफली | समान सामान्य 

अधिक 5 % 

सामान्य 
कम 20 % | सामान्य 


ज्वार 


2.1.0 


पर्याप्त 


सोयाबीन मूंगफली 


धान सामान्य 


सामान्य 


5. . . 


6. ( अ ) . 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


मक्का 


बाजरा 


25 % 


उड़द 
मूंग 
तिल 


मक्का समान सामान्य 
कम 40 % | सुधरी हुई 

15 % | सुधरी हुई 
सामान्य सुधरी हुई 


20 % 


40 % 


. 


6. शिवपुरी : 

शिवपुरी 6.0 
पिछोर 4.0 

खनियाधाना 3.0 
नरवर 
करैरा 4.0 
कोलारस 15.0 
पोहरी 
बैराढ़ 
24.0 
बदरवास 

4.0 


. 


5. पर्याप्त.6. ( अ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त. 


उड़द 
सोयाबीन 


. 


कम 2 % सामान्य 
अधिक 10 % | सामान्य 
अधिक 50 % | सामान्य 
अधिक 100 % सामान्य 


मक्का 


धान 


7. अशोकनगर 

मुंगावली 
ईसागढ़ 

6.0 
अशोकनगर 6.0 
चन्देरी 
नई सराय 
पिपरई 
शाढोरा 


750 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 


5 ( ब) 6 


7 


8 


9 


10 


8. गुना : 


पर्याप्त 


सोयाबीन 


कम 


2 % 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


मक्का 


अधिक 60 % 


सामान्य 


उड़द 


कम 


40 % | सामान्य 


| गुना 
राघोगढ़ 
बमोरी 
आरोन 
चाचौड़ा 
| मकसूदनगढ़ 
कुम्भराज 


18.01 . . 


धान 


अधिक 0.05 


सामान्य 


5. अपर्याप्त .6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी . 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त . 


30.0 


ज्वार 


कम 


0.05 


समान 


0 


1.0 


मूंग 


कम 


5 % 


सामान्य 


. 


उड़द 
सोयाबीन 
मूंगफली 


कम 


10 % 


सामान्य 


कम 


5 % 


सामान्य 


9. टीकमगढ़ : 

जतारा 
टीकमगढ़ 
बल्देवगढ़ 
| पलेरा 
खरगापुर 
मोहनगढ़ 

लिधौरा 
10. निवाड़ी : 

निवाड़ी 
पृथ्वीपुर 
ओरछा 


5. . . 


6. ( अ ). . 


6. ( ब ). . 


7. . . 


8. . . 


10.0 


मूंग मूंगफली कम 
मक्का सोयाबीन तिल | सामान्य 
गन्ना तुअर 

सामान्य 


5.0 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त . 


6. ( ब ) अच्छी . 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. 


11. छतरपुर : 

गौरीहार 
नौगांव 


64.0 


| 11.6 


छतरपुर 
राजनगर 
बिजावर 20.0 
| बड़ा मलहरा | 5.8 
| महाराजपुर 
चंदला 
| धुवारा 
लवकुशनगर 
बक्सवाहा 6.8 


751 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


2 


3 


4 


5 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


12. पन्ना : 


पर्याप्त 


धान 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त 


6.( ब ) अच्छी 7. पर्याप्त.. 8. पर्याप्त. 


3.0 


ज्वार 


77.5 


58.2 


अजयगढ़ 
पन्ना 
गुन्नौर 
पवई 
रैपुरा 
अमानगंज 
देवेन्द्रनगर 
सिमरिया 


तुअर 
उड़द 
तिल 
सोयाबीन 


39.0 


शाहनगर 15.3 
जयसिंह नगर | 15.3 


13. | सागर : 


कम 


धान 


कम 


5 % 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


23.4 


ज्वार 


अधिक 20 % 


. 


समान 


58.9 


मक्का 


कम 


10 % 


अप्राप्त 


40.6 


कम 


10 % 


सामान्य 


1.6 


कम 10 % | सामान्य 
अधिक 25 % 

सामान्य 


22.0 


बीना 
खुरई 
बण्डा 
सागर 
रेहली 
देवरी 
गढ़ाकोटा 
राहतगढ़ 
केसली 
मालथोन 
शाहगढ़ 


52.0 


तुअर 
उड़द 

मूंग 
| सोयाबीन 

तिल 
मूंगफली 
अन्य 


कम 


10 % ] सामान्य 


2.4 


कम 


10 % 


सामान्य 


कम 


10 % 


सामान्य 


22.0 


समान 


समान 


1.0 


. 


14. दमोह : 


कम 


5. . . 


6. ( अ ) .. 


6. ( ब ) . 


7. . . 


8 . 


30.0 


सोयाबीन 

मूंग 
तुअर 


अधिक 30 % | सामान्य 
अधिक 50 % | सामान्य 
अधिक 40 % 

समान 
अधिक 15 % 

सामान्य 


4.0 


29.0 


धान 


हटा 
बटियागढ़ 
दमोह 
पथरिया 
जवेरा 
तेन्दूखेड़ा 
पटेरा 


27.0 


15.0 


6.0 


15.0 


752 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


15. | सतना : 


धान 


कम 


सामान्य 


5. . . 6. ( अ )पर्याप्त, 


6.( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त. 


ज्वार 


सामान्य 


सामान्य 


मक्का 


सामान्य| 


सामान्य 


65.30 पर्याप्त 
रघुराजनगर | 33.5 
मझगवां 18.0 
| रामपुर ( ब.) | 22.0 
| नागौद 

28.6 
उचेहरा 20.0 


बाजरा 


समान 


सामान्य 


सामान्य 


सामान्य 


समान 


सामान्य 


अमरपाटन 


तुअर 
मूंग 
उड़द 
तिल 
सोयाबीन 


समान 


सामान्य 


42.2 


सामान्य 


सामान्य 


. 


54.1 


सामान्य 


समान 


. 


रामनगर 
मैहर 
कोठर 
बिरसिहपुर 


अन्य 


सामान्य 


सामान्य 


16. रीवा 


: 


पर्याप्त जुताई चालू 


धान 


अधिक 5 % 


समान 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त 


बोनी चालू 


कम 


10 % 


सामान्य 


त्यौंथर 
| सिरमौर 
मऊगंज 


62.0 


उड़द 
मूंग 
तुअर 


10 % | सामान्य 


कम 


15 % | सामान्य 


15.0 


ज्वार 


कम 


20 % 


समान 


29.0 


हनुमना 
हुजूर 
| गुढ़ 
मनगवां 
सेमरिया 


6.0 


2.0 


4.0 


. 


इल्ली 


धान 


अधिक 5 % 


समान 


5.पर्याप्त. 6. ( अ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी.] 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


बोनी चालू 


मक्का 


सामान्य 


सामान्य 


जवा 

12.0 
नईगढ़ी 

रायपुर ( कर्चु.) | 6.0 
17. शहडोल : 

पर्याप्त जुताई चालू 
| सोहागपुर 
14.0 
ब्यौहारी 
जयसिंहनगर | 75.0 
बुढ़ार 1.0 
गोहपारू 

29.0 
जैतपुर | 136.0 / 


सामान्य 


सामान्य 


उड़द 
तिल 


सामान्य । 


सामान्य 


तुअर 


अधिक 2% 


सामान्य 


अन्य 


कम 


2 % 


सामान्य 


753 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


18. | अनूपपुर : 


पर्याप्त 


धान 


5 % 


5. पर्याप्त . 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


तिल सोयाबीन अधिक | 5 % सुधरी हुई 
उड़द | मूंगफली | समान सुधरी हुई 


जैतहरी 


100.6 


तुअर 


5 % 


1.4 


ज्वार 


मक्का 


सामान्य 


समान 


अनूपपुर 
कोतमा 


122.0 


अन्य 


कम 


2 % 


समान 


पुष्पराजगढ़ 53.9 


19. / उमरिया : 


पर्याप्त 


धान 


अधिक 25 % 


सामान्य 


5. अपर्याप्त . 6. ( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. पर्याप्त . 8. पर्याप्त. 


बांधवगढ़ 


16.7 


मक्का 


कम 


2 % 


सामान्य 


पाली 


58.2 


अन्य 


कम 


50 % ] सामान्य 


चंदिया 
नौरोजाबाद 


20. सीधी : 


धान 


समान 


सामान्य 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


मानपुर 4.9 

पर्याप्त जुताई चालू 
गोपदवनास 18.4 
सिंहावल 26.0 
मझौली 

3.0 


तुअर 


समान 


समान 


ज्वार 


समान 


सामान्य 


. 


. 


मक्का 


समान 


समान 


कुसमी 


11.8 


तिल 


समान 


सामान्य 


41.0 


उड़द 


समान 


समान 


+ 


चुरहट 
बहरी 


2.0 


मूंग 


समान 


सामान्य 


रामपुरनैकिन 


21. सिंगरौली: 


पर्याप्त 


मक्का 


समान 


2 % 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


सुधरी हुई 
2 % सुधरी हुई 


3.6 


तुअर 


कम 


2 % 


चितरंगी 
देवसर 


53.0 


उड़द 


ज्वार 


तिल 


समान 


सामान्य 


सरई 


40.8 


धान 


कम 


15 % सुधरी हुई 


2 % 


माडा 


| 141.0 / 


अन्य 


कम 


5 % 


सामान्य 


सिंगरोली 


754 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


22. मंदसौर : 


कम 


सोयाबीन 


70 % 


5.अपर्याप्त b.( अ )पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


अधिक 
कम 


सुधरी हुई 
सुधरी हुई 


3.0 


मक्का 


सुवासरा 
भानपुरा 6.8 
| मल्हारगढ़ | 22.0 
गरोठ 6.2 
| मंदसौर 58.5 


श्यामगढ़ 
| सीतामऊ 


0 


0 


0 


कयामपुर 


23. नीमच : 


कम 


सोयाबीन 


कम 


5 % 


5. पर्याप्त. b.( अ )पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


67.0 


मक्का 


जावद 
नीमच 


1.0 


उड़द 
मूंग 
तिल 
मूंगफली 


अधिक 15 % 

अधिक 40 % 
ज्वार | तुअर अधिक 

अधिक 


जीरन 


रामपुर 


समान 


| मनासा 


4.0 


24. * रतलाम : 


अप्राप्त 


5. . . 


b . ( अ ) .. 


6. ( ब ) . . 


7. . . 


8. . . 


जावरा 


आलोट 
सैलाना 


बाजना 


ताल 


रावटी 


पिपलोदा 


| रतलाम 


755 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


25. | उज्जैन : 


सोयाबीन 


अधिक 60 % 


5. . . 


6. ( अ )पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


मक्का 


कम 


70 % 


उड़द 


कम 


. 


खाचरौद 110.0 
महिदपुर 42.0 
तराना 190.0 
घटिया 197.0 
उज्जैन 

157.00 
बड़नगर 138.0 
नागदा 162.0 


26. | आगर : 


अप्राप्त 


5. . . 


6. ( अ ).. 


6. ( ब ) . 


7. . . 


8 . 


27. शाजापुरः 


सोयाबीन 


समान 


5. पर्याप्त.6.( अ ) अपर्याप्त 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


तुअर 

| सामान्य 
उड़द मूंगफली | कम 

2 % 


मक्का 


समान 


बड़ौद 
सुसनेर 
नलखेड़ा 
आगर 

पर्याप्त 
मोमन ( बो ) | 11.0 
शाजापुर 28.0 
शुजालपुर | 55.0 
कालापीपल 44.0 
पोलायकलां 
अबंतीपुर 
बडौदिया 
गुलाना 57.0 

पर्याप्त 
सोनकच्छ | 170.0 
टोंकखुर्द 150.0 / 
देवास 129.01 
बागली 83.0 
कन्नोद 

88.0 
हाटपिपल्या | 203.0 
सतवास 93.0 / 
उदयनगर | 117.0 / 
खातेगांव 53.01 


28. | देवास : 


सोयाबीन 


60 % 


5. पर्याप्त . 6. ( अ ) संतोषजनक, 6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त . 8. पर्याप्त. 


मक्का 


अधिक 5 % 

बिगड़ी 
कम 20 % सामान्य 
कम 55 % | बिगड़ी 


65 % 


कपास 


65 % 


. 


. 


. 


. 


756 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


मक्का 


सामान्य 


सामान्य 


5. अपर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. . . 


. 


सामान्य । 


सामान्य 


कपास 
सोयाबीन 


सामान्य । 


सामान्य 


उड़द 


तुअर 


समान 


सामान्य 


29. झाबुआ 

थांदला 

56.2 
मेघनगर 101.0 
पेटलावद 

55.1 
झाबुआ 108.9 
राणापुर 28.01 

रामा 62.00 
30. अलीराजपुर : 

जोवट 42.00 
अलीराजपुर 5.20 
कट्टीवाड़ा| 20.0 
सोंडवा 6.00 


कम 


मक्का 


कम 


2 % 


5. पर्याप्त. | 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. . 


8. पर्याप्त . 


सामान्य 


उड़द 
सोयाबीन 


कम 


2 % 


बाजरा 


कम 


2 % 


उदयगढ़ 21.700 
चन्द्रशेखर 22.30 
आ . नगर 


31. धार : 


पर्याप्त 


सोयाबीन 


कम 


सामान्य 


5. पर्याप्त. | 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6.( ब ) अच्छी. 7... 


8. पर्याप्त. 


बदनावर 


75.4 


मक्का 


सामान्य 


63.0 


कपास 


कम 10 % 
अधिक 
अधिक 10 % 


सामान्य 


. 


. 


| 103.2 


गन्ना 


सामान्य 


25.5 


16.0 


सरदारपुर 
धार 
कुक्षी 
मनावर 
धरमपुरी 
गंधवानी 
डही 
पीथमपुर 


3.0 


97.0 


29.0 


44.6 


32. इन्दौर : 


सोयाबीन 


बिगड़ी 


55 % 


5. पर्याप्त . | 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


पर्याप्त 
देपालपुर 05.50 
सांवेर 134.40 
इन्दौर 

83.90 
गौतमपुरा 90.70 
महू ( अम्बे.) 44.00 


757 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


33. खरगौन : 


. 


पर्याप्त 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी.| 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


ज्वार | कपास तुअर कम 
मक्का सोयाबीन, मूंगफली | अधिक 


120.0 


42.4 


बड़वाह 
महेश्वर 
सेगांव 
खरगौन 
गोगावां 


58.0 


64.0 


47.0 


34. बड़वानी 


: 


मक्का 


गन्ना 


सामान्य 


5.अपर्याप्त. 6.( अ ) पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


कसरावद 62.0 
भगवानपुरा 42.0 
भीकनगांव | 75.0 
सनावद 60.0 
झिरन्या 91.0 

पर्याप्त 
बड़वानी 13.4 
ठीकरी 23.4 
राजपुर 51.0 
सेंधवा 74.0 
पानसेमल | 10.0 
पाटी 127.01 
अंजड 16.0 


सामान्य 


ज्वार 
सोयाबीन 


सामान्य 


. 


. 


कपास 


सामान्य 


. 


अन्य 


सामान्य 


| 37.2 


बरला 

निवाली 
35. खण्डवा : 


22.0 

पर्याप्त 


अधिक 2 % 


सामान्य 


5. अपर्याप्त .6.( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. | 7. . . 


8. पर्याप्त. 


खण्डवा 


| 132.01 


सोयाबीन 
कपास | मूंगफली| तुअर 
धान 


. 


4.01 


. 


पुनासा 
खालवा 
पंधाना 


34.01 


मक्का 


90.00 


32.0 / . . 


अधिक | 2 % 


समान 


5. . . 


6. ( अ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त . 8. पर्याप्त. 


कपास 
सोयाबीन 


कम 


5 % 


सामान्य 


36. | बुरहानपुर : 

बुरहानपुर 56.9 
खकनार 31.0 
नेपानगर 51.0 


ज्वार 


सामान्य 


कम 2 % 
अधिक 5 % 


मक्का 


सामान्य 


758 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


वर्षा 


5 % 


5. पर्याप्त. 6.( अ )पर्याप्त, 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त 8. पर्याप्त . 


सोयाबीन 
मक्का 
मूंग 
उड़द 
मूंगफली 
तुअर 


. 


सामान्य 


5. पर्याप्त . 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) सामान्य. 7. पर्याप्त | 8 पर्याप्त . 


सोयाबीन 
उड़द 


सामान्य । 


. 


. 


. 


37. राजगढ़ : 

पर्याप्त 
राजगढ़ 6.0 / . 
जीरापुर 24.6 | 
खिलचीपुर| 32.2 
ब्यावरा 80.51 
सारंगपुर 

13.61 
पचोर 10.81 

नरसिंहगढ़ | 23.0 . 
38. विदिशा : 

पर्याप्त 
लटेरी 

4.0 / . . 
सिरोंज 8.01 
कुरवाई 
55.21 
बासोदा 4.4 
नटेरन 41.01 
विदिशा 25.2 | 
गुलाबगंज 9.01 
शमसाबाद 
त्यौंदा 
पठारी 

ग्यारसपुर .1450 
39. भोपाल : 

पर्याप्त 
बैरसिया 

14.031 
कोलार 24.6 
हुजूर 183.6 

बैरागढ़ 
40. सीहोर : 

पर्याप्त 
सीहोर 31.6 | . . 
आष्टा 82.01 
इछाबर 34.01 
नसरूल्लागंज 12.01 
रेहटी 

9.201 
श्यामपुर 25.01 
जावर 33.01 
बुधनी 11.01 


सोयाबीन 


मूंग 


कम 


10 % 


समान 


5. पर्याप्त.6. ( अ )पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त . 


धान 


कम 


10 % 


समान 


मक्का 


कम 


15 % 


सामान्य 


ज्वार 


उड़द 


समान 


सामान्य 


कम 


50 % ] सामान्य 


5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. 


गन्ना 
सोयाबीन 


कम 


5 % 


मक्का 


समान 


कम 


25 % 


उड़द 
मूंग 
तुअर 


सामान्य 


. 


कम 


15 % 


. 


. 


759 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


6 


7 


8 


9 


10 


41. रायसेन : 


सोयाबीन 


अधिक 


सामान्य 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7.पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. 


उड़द 


| सामान्य 


सामान्य 


मक्का 


समान 


सामान्य 


गन्ना 


कम 


सामान्य 
सामान्य 


. 


सामान्य 


तुअर 
मूंग 
ज्वार 
तिल 


समान 
अधिक 
अधिक 
अधिक 
अधिक 


सामान्य 


सामान्य 


धान 


सामान्य 


. 


पर्याप्त 
रायसेन 47.2 
गैरतगंज 119.4 
बेगमगंज | 41.0 
गोहरगंज 66.0 
बरेली 55.0 
सिलवानी 70.0 
बाड़ी 96.5 
सुल्तानपुर 109.0 
उदयपुरा 44.0 

पर्याप्त 
बैतूल 
39.6 
भैंसदेही 
| 107.8 
घोड़ाडोंगरी, 36.0 
शाहपुर 1.2 
चिचोली 13.2 
मुल्ताई 81.0 
आठनेर | 106.01 


: 


42. बैतूल : 


सोयाबीन 


2 % 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त, 


6.( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. . . 


. 


धान 


अधिक 2 % | सुधरी हुई 
अधिक 2 % | सुधरी हुई 
अधिक 2 % | सुधरी हुई 


2 % 


मक्का 


2 % 


. 


. 


. 


आमला 


40.0 


प्र.पटनम 


104.5 


43. | होशंगाबाद 


वर्षा 


गन्ना 


5. पर्याप्त 6. ( अ ) .. 


6. ( ब ) अच्छी. ] 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


. 


धान 
सोयाबीन 


बिगड़ी 
बिगड़ी 
बिगड़ी 


पर्याप्त 
होशंगाबाद | 12.8 .. 
सिवनी 26.6 . . 
मालवा 
बावई 19.0/ . . 
इटारसी 

20.61 
सोहागपुर 

8.3| 
पिपरिया 

9.4 . . 
बनखेड़ी 
20.41 
डोलरिया 19.1 | 
पचमढ़ी 78.0/ 


मक्का 
मूंग 
उड़द 
तुअर 


बिगड़ी 
बिगड़ी 
बिगड़ी 
बिगड़ी 


. 


760 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 


10 


44. | हरदा : 


सोयाबीन 


अधिक 25 % 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


कम 


50 % 


सामान्य 


उड़द 
मूंग 


कम 


50 % 


सामान्य 


हरदा 51.5 
खिड़किया 22.6 
सिराली 
| रेहटगांव 
हंडिया 
टिमरनी 196.6 


45. जबलपुरः 


पर्याप्त 


धान 


2 % 


5. अपर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. . . 


8. पर्याप्त. 


आधारताल 51.0 


2 % 


25 % | सुधरी हुई 
अधिक 2 % | सुधरी हुई 

30 % | सुधरी हुई 
90 % | सुधरी हुई 


तुअर 
उड़द 
मूंग 


कुण्डम 
सीहोरा 


2 % 


कम 


2 % 


•. 


पाटन 
मझौली 


8.3 


. 


. 


46. कटनी : 


धान 


समान 


5. पर्याप्त | 6. ( अ ) पर्याप्त, 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त .. 8. पर्याप्त. 


शाहपुरा 

| पर्याप्त 
बहोरीबंद 8.7 
ढीमरखेड़ा | 1.0 
रीठी 

13.5 


तिल 


| सामान्य 


उड़द 


सामान्य 


मक्का 


सामान्य 


सामान्य 


तुअर 
मूंग 


| सामान्य 


बड़वारा 
मुड़वारा ( क ) 8.6 
विजयराघवगढ़ 11.0 
बरही 


अन्य 


समान 


पर्याप्त 


। 


गन्ना 


कम 


10 % 


5. . . 


6. ( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त . 


• 


47. नरसिंहपुर 

नरसिंहपुर 41.0 
गोटेगांव 23.0 
| करेली 123.0 

गाडरवारा 49.3 
| तेंदूखेड़ा 25.0 


. 


761 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 
सोयाबीन | सामान्य 

| सामान्य 


9 
6. ( अ) पर्याप्त , 


धान | तुअर 


10 
6. ( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. 


सामान्य 


5. . . 


. 


गन्ना | अन्य 


सामान्य 


समान 


सामान्य 


5. . . 


6. ( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7. पर्याप्त . 8. पर्याप्त. 


धान | उड़द 

मक्का 
सोयाबीन तुअर तिल 
अन्य 


सामान्य 


सामान्य 


. 


समान 


वर्षा 


40 % 


40 % 


5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त , 


6. ( ब ) अच्छी. 7 ... 


8. पर्याप्त. 


मक्का | सोयाबीन ज्वार 
कपास| मूंगफली तुअर 
अन्य 


बिगड़ी 
बिगड़ी 
बिगड़ी 


40 % 


40 % 


1 2 

3 

4 
48. मण्डला : 

पर्याप्त 
मण्डला | 130.4 
नैनपुर 
13.4 
बिछिया 27.1 
निवास 

10.4 
नारायणगंज | 4.1 

घुघरी 
49. डिण्डोरी: 

52.7 पर्याप्त 
डिण्डौरी 

9.4 
शाहपुरा 16.0 

बजाग 
50. छिन्दवाड़ा 

72.6 पर्याप्त 
छिन्दवाड़ा | 95.8 
तामिया 35.9 
परासिया 80.8 
जुन्नारदेव | 57.0 
सोंसर 

46.1 
बिछुआ 102.0 
अमरवाड़ा | 30.5 
चौरई 

72.8 
उमरेठ 

145.8 
मोहखेड़ 

14.2 

91.1 
चांद 72.8 

पांढुर्णा 
51. सिवनी 

42.6 | पर्याप्त 
सिवनी 26.2 
बरघाट 6.2 
कुरई 6.0 
केवलारी 11.8 
लखनादोन | 12.7 
छपारा 22.9 
धनोरा 10.0 
घंसोर 


: 


वर्षा 


सामान्य 


5. पर्याप्त. 6. ( अ ) पर्याप्त , 


6.( ब ) अच्छी. 7.पर्याप्त. 


8. पर्याप्त. 


समान 


. 


धान मक्का | मूंगफली अधिक 
सोयाबीन गन्ना 

अधिक 
धान | तुअर 

उड़द कम 
तिल | कपास 

कम 
अन्य 

अधिक 


सामान्य 


सामान्य 


समान 


762 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2020 


[ भाग 3 ( 2 ) 


5 


5 ( ब ) 


6 


7 


8 


9 
5. पर्याप्त. 6. ( अ )पर्याप्त, 


10 

8. पर्याप्त. 


धान 


अप्राप्त 


सामान्य 


6.( ब ) अच्छी. 7. . . 


1 2 

3 

4 
52. बालाघाट : 

25.0 / पर्याप्त 
बालाघाट 
लॉजी 

40.0 / . . 
किरनापुर 35.0 
बैहर 

29.1 
वारासिवनी 
कटंगी 

4.0 
लालबर्रा 
तिरोडी 48.6 
परसवाड़ा 101.0 
बिरसा 1.1 
खैरलांजी 


1.51 . . 


. 


टीप : - जिला आगर व रतलाम से पत्रक अप्राप्त है . 


बी. बी. अग्निहोत्री , 

उप - आयुक्त , 


( 1095 ) 


वास्ते - आयुक्त , 


भू - अभिलेख एवं बन्दोबस्त , मध्यप्रदेश. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2020. 


